HARYANA GOVT . GAZ . , FEB. 18, 2020 ( MAGH. 29 , 1941 SAKA) 


27 


भाग-III 


हरियाणा सरकार 


जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग 


1 . 


2 . 


3. 


4 . 


अधिसूचना 

दिनांक 14 फरवरी, 2020 
संख्या सा ० का ० नि ० 01 / संविधान 29 / अनु ० 309/2020 . भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा लोक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य शाखा, 
मुख्यालय कार्यालय लिपिकीय (ग्रुप ग) सेवा नियम, 1982, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , 
अर्थात्: 

ये नियम हरियाणा लोक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य शाखा, मुख्यालय कार्यालय लिपिकीय (ग्रुप ग) सेवा ( संशोधन) 
नियम, 2020 , कहे जा सकते हैं । 

हरियाणा लोक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य शाखा, मुख्यालय कार्यालय लिपिकीय (ग्रुप ग) सेवा नियम, 1982, 
(जिन्हें इसमें , इसके बाद, मूल नियम कहा जाता है ) में , नियम 2 में , खण्ड ( क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित 
किया जाएगा, अर्थात्: 

"( क )” आयोग " से अभिप्राय है “हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग "; 
उक्त नियमों में , नियम 5 में , "30 वर्ष " अंकों तथा शब्द के स्थान पर, “बयालिस वर्ष" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे । 
उक्त नियमों में , नियम 9 में , उपनियम (1) में ; 
(i) खण्ड (क ) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्: 

“(कक) निजी सहायक की दशा में, 
(i) वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों में से पदोन्नति द्वारा ; या 
(ii ) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानांतरण या 

प्रतिनियुक्ति द्वारा; । 
खण्ड (ग ) में , उप - खण्ड (ii) के स्थान पर , निम्नलिखित उप - खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: 

“(ii) कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक में से पदोन्नति द्वारा; या " | 
उक्त नियमों में , नियम 14 के स्थान पर , निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: 
"14 (1. ) अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलों से सम्बन्धित मामलों में , सेवा के सदस्य, समय - समय पर, यथा 
संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील ) नियम, 2016 द्वारा शासित होंगेः 

परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप जो लगाई जा सकती हैं ऐसी शास्तियां लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी तथा 
अपील प्राधिकारी भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के उपबन्ध के अधीन 
रहते 

हुए वे होंगे , जो नियमों के परिशिष्ट ग में विनिर्दिष्ट हैं । 

(2.) हरियाणा सिविल सेवा ( दण्ड तथा अपील) नियम , 2016 के नियम 9 के खण्ड (ग ) या खण्ड ( घ) के 
अधीन आदेश पारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वही होंगे, जो इन नियमों के परिशिष्ट घ 
में विनिर्दिष्ट हैं ।। 
उक्त नियमों में , परिशिष्ट क के स्थान पर, निम्नलिखित परिशिष्ट प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थात् : 

" परिशिष्ट क 

( देखिये नियम 3 ) 
क्रम संख्या 

पदनाम पदों की संख्या 

वेतनमान 


5 . 


6 . 


1 


2 


3 


4 


" 1 . 


उप अधीक्षक 


05 


एफ.पी.एल. - 6, सैल 1, रू 35,400 / 
एफ.पी.एल. - 6, सैल 1, रू 35,400 / 


2 . 


निजी सहायक 


03 


3. 


सहायक 


38 


एफ.पी.एल. - 6, सैल 1, रू 35,400 / 
एफ.पी.एल. - 6, सैल 1, रू 35,400 / 


4 . 


वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक | 02 


28 


HARYANA GOVT . GAZ . ( EXTRA.), FEB. 18 , 2020 ( MAGH. 29 , 1941 SAKA) 


क्रम संख्या 


पदनाम 


पदों की संख्या 


वेतनमान 


1 


2 


3 


4 


5 . 


कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक 02 


एफ.पी.एल. - 4, सैल 1, रू 25,500 / 
एफ.पी.एल. - 4, सैल 1, रू 25,500 / 


6 . 


| चालक 


09 


7 . 


आशु- टंकक 


05 


एफ.पी.एल. - 2, सैल 1, रू 19,900 / 


9 . 


02 


8 . लिपिक 

41 

एफ.पी.एल. - 2, सैल 1, रू 19,900 / 
फैरो प्रिंटर 

एफ.पी.एल. - 2, सैल 1, रू 19,900 / 
10 . गैस्टेटनर प्रचालक 

एफ.पी.एल.- 2, सैल 1, रू 19,900 / 
11. रेस्टोरर 

एफ.पी.एल. - 2, सैल 1, रू 19,900 / 
उक्त नियमों में , परिशिष्ट ख में , 
(i) 

खाना 1, 2 तथा 3 के नीचे, क्रम संख्या 1 तथा उसके सामने विद्यमान प्रविष्टियों के बाद , निम्नलिखित 
क्रम संख्या तथा प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्: 


7 . 


8 . 


1 . 

2 . 3. 
" 1 क . निजी सहायक 

पदोन्नति द्वारा 
वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव; 
स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वाराः 
(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या इसके 

समकक्ष; 
(ii) निजी सहायक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव; तथा 
(iii )) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या 

संस्कृत।। 
(ii ) " मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ” शब्द, जहां कहीं भी आएं , के स्थान पर, “ मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक 

विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत " शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे । 
उक्त नियमों में , परिशिष्ट ग के स्थान पर, निम्नलिखित परिशिष्ट प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: 

" परिशिष्ट ग 

[ देखिये नियम 14 (1) 
क्रम पदनाम नियुक्ति शास्ति का स्वरूप 

शास्ति लगाने के लिये अपील प्राधिकारी 
संख्या प्राधिकारी 

सशक्त प्राधिकारी 
1 . 

6 . 
" 1 उप अधीक्षक प्रमुख (i) लघु शास्तियां 

सरकार ।। 
निजी सहायक 

अभियन्ता 
| सहायक 

हरियाणा सिविल सेवा ( दण्ड 
वरिष्ठ वेतनमान 

तथा अपील) नियम , 2016 में 
आशुलिपिक 

यथा विहितः 
कनिष्ठ 
वेतनमान आशुलिपिक 

( ii ) बडी शास्तियां 
6 चालक 

हरियाणा सिविल सेवा ( दण्ड 
लिपिक 

तथा अपील ) नियम , 2016 में 
फैरो प्रिंटर 

यथा विहित । 
10 

गैस्टेटनर प्रचालक 
रेस्टोरर 


2 . 


3 . 


4 . 


5 . 


प्रमुख अभियन्ता 


2 
3 


4 


5 


7 


आशु - टंकक 


8 


9 


11 


29 


9 . 


4 . 


HARYANA GOVT. GAZ . , FEB. 18, 2020 ( MAGH. 29 , 1941 SAKA) 
उक्त नियमों में , परिशिष्ट घ के स्थान पर, निम्नलिखित परिशिष्ट प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: 

" परिशिष्ट घ 

[ देखिये नियम 14 ( 2) 
क्रम संख्या पदनाम आदेश का स्वरूप 

आदेश करने के अपील 
लिये 

सशक्त | प्राधिकारी 

प्राधिकारी 
1 . 2. 3 . 

5 . 
" 1 उप अधीक्षक 

(6 ) पेंशन को शासित करने प्रमुख अभियन्ता सरकार।। 
2 निजी सहायक 

वाले नियमों के अधीन 
3 सहायक 

अनुज्ञेय सामान्य या 
वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक अतिरिक्त पेंशन की 
कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक 

राशि में कमी करना या 
चालक 
7 आशुटंकक 

(ii) सेवा के सदस्य की 
8 लिपिक 

उसकी अधिवार्षिता के 
9 फैरो प्रिंटर 

लिए नियत आयु का 
10 गैस्टेटनर प्रचालक 

होने से अन्यथा नियुक्ति 
11 रेस्टोरर 

की समाप्ति । 


4 


5 


6 


रोकना । 


देवेन्द्र सिंह, 
अपर मुख्य सचिव , हरियाणा सरकार , 
जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग । 


30 


HARYANA GOVT. GAZ . (EXTRA .), FEB . 18 , 2020 (MAGH . 29 , 1941 SAKA) 


[Authorised English Translation ] 


HARYANA GOVERNMENT 


PUBLIC HEALTH ENGINEERING DEPARTMENT 


Notification 


The 14th February , 2020 
No. G.S.R. 01 /Const. 29 /Art. 309 /2020.— In exercise of the power conferred by the proviso to article 309 of 
the Constitution of India , the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana 
Public Works Department, Public Health Branch , Headquarters Office Ministerial (Group C ) Service Rules, 1982 , 
namely : 
1 . These rules may be called the Haryana Public Works Department, Public Health Branch , Headquarters Office 
Ministerial (Group C ) Service ( Amendment) Rules, 2020 . 
2. In the Haryana Public Works Department, Public Health Branch , Headquarters Office Ministerial (Group C ) 
Service Rules, 1982 , (hereinafter called the said rules) in rule 2 , for clause (a ), the following clause shall be 
substituted , namely : 

( aa ) “ Commission ” means the Haryana Staff Selection Commission ; 
3 . In the said rules , in rule 5 , for the word " thirty " , the words and sign “ forty - two” shall be substitute. 
4 . In the said rules, in rule 9, in sub - rule (i) after clause (a ), the following clause shall be inserted , namely : 

" (aa) in case of Personal Assistant, 
(i) by promotion from amongst the Senior Scale Stenographers; or 
(ii ) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the 

Government of India .” . 


( ii ) 


in clause (c), for item (ii), the following item shall be substituted , namely: 
" ( ii ) by promotion from amongst the Junior Scale Stenographer; or” . 


5 . 


In the said rules , for rule 14 , the following rule shall be substituted , namely: 


“ 14 (1) The matters relating to discipline, penalties and appeals, members of the Service shall be 
governed by the Haryana Civil Services ( Punishment and Appeal) Rules , 2016 ; as amended from time to time: 


Provided that the nature of penalties which may be imposed , the authority empowered to impose such 
penalties and appellate authority shall , subject to the provisions of any law or rules made under article 309 of 
the Constitution of India , be such as are specified in Appendix C to these rules. 


(2 ) The authority competent to pass an order under clause (c ) or (d ) of rule 9 of the Haryana Civil 
Services (Punishment and Appeal) Rules , 2016 and the appellate authority shall be such as specified in 
Appendix D to these rules” . 


6 . 


In the said rules, for Appendix A , the following Appendix shall be substituted , namely: 


" Appendix A 
(see rule 3 ) 


Serial Number 


Designation of post 


Number of post Scale of pay 


1 


2 


3 


4 


1 . 


05 


FPL -6 Cell - 1 Rs.35,400 / 


Deputy Superintendent 
Personal Assistant 


2 . 


03 


3 . 


Assistant 


38 


FPL -6 Cell - 1 Rs.35,400 / 
FPL -6 Cell- 1 Rs.35,400 / 
FPL -6 Cell- 1 Rs.35,400 / 


4 . 


02 


Senior Scale Stenographer 
Junior Scale Stenographer 


5 . 


02 


FPL - 4 Cell - 1 Rs.25,500 / 


HARYANA GOVT. GAZ . , FEB . 18, 2020 (MAGH . 29 , 1941 SAKA ) 


31 


Serial Number 


Designation of post 


Number of post Scale of pay 


1 


2 


3 


4 


6 . 


Driver 


09 


FPL - 4 Cell- 1 Rs.25,500/ 
FPL -2 Cell- 1 Rs.19,900/ 


7 . 


Steno Typist 


05 


8 . 


Clerk 


41 


FPL - 2 Cell - 1 Rs. 19,900 / 


9 . 


Ferro Printer 


02 


FPL - 2 Cell- 1 Rs. 19,900 / 


10 . 


Gestetnor Operator 


FPL - 2 Cell- 1 Rs. 19,900 / 
FPL - 2 Cell- 1 Rs.19,900 /- ” 


11. 


Restorer 


7 . 


In the said rules, in Appendix B : 


(i) under columns 1, 2 and 3 , after serial number 1 and entries thereagainst, the following serial number 
and entries thereagainst shall be inserted , namely : 


1 


2 


3 


" 1 ( a ) 


Personal Assistant 


by promotion : 
Three years experience as Senior Scale Stenographer; 
by transfer or deputation : 
(i) Graduate or its equivalent from recognized university ; 
(ii) Three years experience as Personal Assistant; and 
(iii ) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric Or 

Higher Education ” . 


( ii ) for the words " Knowledge of Hindi up to Matric Standard ” , wherever occurring , the words " Hindi 
or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education ” shall be substituted . 
8 . In the said rules, for Appendix C , the following Appendix shall be substituted , namely : 

“ Appendix C 

( see rule 14 ( 1) ] 
Serial Designation of post Appointing Nature of penalty 

Authority Appellate 
Number Authority 

empowered to Authority 

impose penalty 
2 

3 4 

5 

6 


1 


Government” . 


Engineer - in 
Chief 


1 . 
2 . 
3 . 
4 . 


(i) Minor Penalties 

As prescribed in the 
Haryana Civil 
Services (Punishment 
and Appeal) Rules , 
2016 ; 


5 . 


Deputy Superintendent Engineer 
Personal Assistant in -Chief 
Assistant 
Senior Scale 
Stenographer 
Junior Scale 
Stenographer 
Driver 
Steno Typist 
Clerk 
Ferro Printer 
Gestetnor Operator 
Restorer 


6 . 
7 . 
8 . 
9 . 


(ii) Major Penalties 

As prescribed in the 
Haryana Civil 
Services (Punishment 
and Appeal) Rules, 
2016 . 


10 . 


11. 


9 . 


In the said rules , for Appendix D , the following Appendix shall be substituted , namely : 


32 


HARYANA GOVT. GAZ . (EXTRA .), FEB . 18 , 2020 (MAGH . 29 , 1941 SAKA) 


“ Appendix D 
( see rule 14 ( 2) ] 
Nature of order 


Designation of post 


Serial 
Number 


Authority 
empowered 
to make the order 


Appellate 
Authority 


1 


2 


3 


4 


5 


1 . 


Government” . 


2 . 
3 . 
4 . 


Deputy 
Superintendent 
Personal Assistant 
Assistant 
Senior Scale 
Stenographer 
Junior Scale 
Stenographer 
Driver 
Steno Typist 
Clerk 
Ferro Printer 
Gestetnor Operator 
Restorer 


(i) Reducing or withholding Engineer-in - Chief 

the amount of ordinary / 
additional 

pension 
admissible under the 

governing pension ; 
( ii ) Terminating 

the 
appointment of a member 
of the service otherwise 
than on his attaining the 
age 

of fixed for 
superannuation . 


5 . 


6 . 
7 . 
8 . 
9 . 


10 . 
11. 


DEVENDER SINGH , 
Additional Chief Secretary to Government Haryana , 

Public Health Engineering Department. 


57693 — C.S. - H.G.P ., Chd. 


